रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


A 


है 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 15 , 2018 / कार्तिक 24 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15 , 2018 /KARTIKA 24 , 1940 


सं . 4532 ] 
No. 4532] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 नवम्बर , 2018 


का . आ . 5751( अ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 
अधिसूचना संख्या का . आ . 3735 ( अ ), दिनांक 31- 07 - 2018 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित 
की गई थी , द्वारा गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH51 के कि . मी . 0. 00 से कि . मी . 3.710 ( द्वारका ओखा बेट सेक्शन) ( सरकारी 
अस्पताल सामने, प्रांत ऑफिस, द्वारका) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


अस्पत 


प्रचाल 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " दिनांक 18-08-2018 " को 
" संदेश न्यूज " और " धी टाइम्स ओफ इंडिया" और "नोबत न्यूज " तीनो में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन 
किया जाना चाहिए । 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में 
निहित हो जाएगी । 


6702 GI/ 2018 


___ ( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(ii)] 


अनुसूची 
गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में NH51 के कि . मी . 0. 00 से कि . मी .3.710 ( द्वारका ओखा बेट सेक्शन ) ( सरकारी अस्पताल सामने , 

प्रांत ऑफिस , द्वारका) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: गुजरात 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 
संख्या 


जिले का नाम: देवभूमि द्वारका 
भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


तालुक का नाम : द्वारका 


गांव का नाम: बीत 


कब्रस्तान 


Old R . S . No . 
|| 477, New R.S. | निजी 

No . 35 


गैरकृषि 


0 . 156 


श्री लक्ष्मीजी मंदिर बेट 


Old R . S . No . 
|| 48 , New R. S . | निजी 

No . 9 


गैरकृषि 


0 .0004 


श्री जांबुवतीजी मंदिर बेट 


Old R .S. No. 
| 49 , New R. S . ||निजी 
| No . 10 


गैरकृषि 


0 . 3995 


संतलाल गणपतलाल 


Old R . S . No . 
156, New R.S . | निजी 
No . 17 


कृषि 


||0.0265 


Old R .S . No . 
58/ 1 , New 
R. S. No . 20 


5 


निजीकृषि 


मनजी हरीदास , धनजी हरीदास , रमेश 
हरीदास , लीलावंतीबेन केशु ( 641 ), मेहुल केशु 
(641 ), 


निजी 


कृषि 


0.0019 


0 .0019 


श्री राधीकाजी मंदिर बेट 


Old R . S . No . 
59, New R. S . 

||निजी 
INo . 75 


गैरकृषि 


| 0 .0026 


Old R . S . No . 
61 , New R. S . | निजी 
No . 70 


गोमतीबेन गोकलदास , रमणीकलाल 
गोकलदास, द्वारकादास गोकलदास , करशनदास 
गोकलदास, नरोतम गोकलदास, मंगलाबेन 
गोकलदास , लीलावंतीबेन गोकलदास . 


कृषि 


|| 0. 009 


श्री लक्ष्मीजी मंदिर बेट 


Old R .S . No . 
62 , New R. S . 


|निजीकृषि 


निजी 


कृषि 


०.1045 


0 . 1045 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


No . 33 


कृष्णवास गौ शाला (501 ) 


Old R . S . No . 
||63, New R.S. |निजी 

No . 32 


कृषि 


0 . 0037 


|| दयाराम दामोदर 


||10 


old R. S . No . 
69/ 1 , New 
R. S. No . 567 


||निजी 


कृषि 


0.0205 


Old R . S . No . 
| 70, New R. S . || निजी 
INo . 36 


रुपचंद शोभराजमल , मनोहर सुगनलाल 
। मुलचंदाणी, दिपक किशनचंद मुलचंदाणी . 


कृषि 


0 . 2732 


श्री जांबुवतीजी मंदिर ट्रस्ट बेट 


SHEET NO . 
| 23, C . S . NO . | निजी 
1092 


निजी 


गैरकृषि 


गैरकृषि 


10 . 0126 


००126 


गांव का नाम : ओखा 


SHEET NO . 


ईन्डीयन नेवी 


निजी 


निजी 


गैरकृषि 


गैरकृषि 


10.0145 


0.0145 


83 


| SHEET NO . 


ईन्डीयन नेवी 


निजी 


गैरकृषि 


||0.375 


88 


| SHEET NO . 
89C. S . No . 


युनिवर्शल कार्बोरेंडम 


||निजी 


गैरकृषि 


0 .0408 


977 


|| 1. 4407 


[ फा . सं. RW/ NH- 12014/ Gujarat ( 4)/LA/ 2017- S & R( B)/Zone- V/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi , the14th November , 2018 


S . O . 5751 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, S . O . 3735 ( E), Dtd. 31. 07. 2018 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule 
annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH51 on the 
stretch of land from Km . 0 .00 to Km . 3.710 (Dwarka - Okha - Beyt Section ) (OPP . GOVERNMENT HOSPITAL , 
PRANT OFFICE , DWARKA) in the district of DEVBHUMIDWARKA in the state of GUJARAT 


A 


. . . 1 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Sandesh News” and “ The Times of 
India " and " Nobat News " boths dated 18 - 08 - 2018; under sub - section ( 3 ) of section3A of the said Act ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH51 in the stretch of land from 
Km . 0 .00 to Km . 3 .710 (Dwarka - Okha - Beyt Section ) NH51 (OPP . GOVERNMENT HOSPITAL , PRANT OFFICE , 

DWARKA ) in the district of DEVBHUMIDWARKA in the state of GUJARAT 


DWA 


State : GUJARAT 

Survey 
Number 


Sr . 


District: DEVBHUMIDWARKA 
Type of Land Nature of Land Area in 

Hectare 


No . 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No : 


2 


Non Agriculture ||0 .156 


Kabrastan 


Taluk : Dwarka 
Viilage : Beyt 
||Old R . S . No . 
477 , New R . S . || Private 
No. 35 
Old R . S . No . 48, || D ; 

Private 
New R .S . No . 9 
Old R .S . No. 49 , 
New R .S . No. Private 
10 


Non Agriculture ||0 .0004 


Shree Laxmiji Mandir Beyt 


Non Agriculture ||0 . 3995 


Shree Jaambuvatiji Mandir Beyt 


Old R . S . No . 56 , 
New R . S . No . | Private 
17 


Agriculture 


0 .0265 


Santlal Ganapatlal 


Old R . S . No. 
58/ 1 , New R . S . | Private 
No. 20 


Agriculture 


0 .0019 


Manji Haridas, Dhanji Haridas, Ramesh 
Haridas, Lilavantiben Keshu (641) , 
Mehul Keshu (641) 


Old R . S . No . 59 , 
New R . S . No . 
75 


Private 


Non Agriculture ||0 .0026 


Shree Radhikaji Mandir Beyt 


Old R . S . No .61, 
New R . S . No. 


Private 


Agriculture 


0 .009 


Gomatiben Gokaldas, Ramaniklal 
Gokaldas , Dvarkadas Gokaldas, 
karshandas Gokaldas , Narotam 
Gokaldas ,Manglaben Gokaldas, 
Lilavantiben Gokaldas. 


70 


Old R . S . No. 62 , 
New R . S . No. | Private 


Agriculture 


0 . 1045 


Shree LaxmijiMandir Beyt 


33 


Old R . S . No. 63, 
New R . S . No . 


Private 


Agriculture 


0 .0037 


Krushnavaas Gau Shala (501 ) 


32 


Old R .S . No. 


Private 


Agriculture 


0 .0205 


Dayaram Damodar 


[ 911 II - 205 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


69 / 1 , New R . S . 
No. 567 


Old R . S . No. 70, 
New R .S . No. 


Private 


Agriculture 


||0. 2732 


Rupchand Shobharajmal, Manohar 
Suganlal Mulchandani, Dipak 
Kishanchand Mulchandani. 


36 


SHEET NO . 23 , 
C . S . NO . 1092 


Private 


Non Agriculture ||0 .0126 


Shree Jaambuvatiji Mandir Trust Beyt 


Viilage : Okha 


SHEET NO . 83 


Private 


0 .0145 


Non Agriculture 
Non Agriculture 


Indian Navy 
Indian Navy 


SHEET NO . 88 ||Private 


0 . 375 


SHEET NO . 89 
C . S . No. 977 


Private 


Non Agriculture ||0 .0408 


Universal Karborendom 


TOTAL 


1 .4407 


[ F . No. RW /NH - 12014 /Gujarat (4 )/LA /2017 -S & R ( B )/Zone - V /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

4. ALOK Digitally signed 

by ALOK KUMAR 
KUMAR Date: 2018.11. 20 

19 : 10 :50 + 05 30 


